निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 17 आश्विन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 916 ) पटना , सोमवार , 9 अक्तूबर 2017 


बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार 


अधिसूचना 

4 अगस्त 2017 
सं० 25 — विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम , 1987 की धारा 8-ए के अधीन पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य 
न्यायाधीश के मनोनयन से माननीय न्यायमूर्ति डा0 रवि रंजन को पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति , पटना का अध्यक्ष 
नियुक्त किया जाता है तथा माननीय उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक 54985 / Admn ( Apptt ) xxix - 22- 1988 दिनांक 03 . 
05 .2017 के आलोक में दिनांक 05. 08. 2017 से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से , 

सुनील दत्त मिश्रा, 
सदस्य सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 916-57 1 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


